. 


:. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

14 पौष, 1939 ( श० ) 
संख्या- 13 राँची, गुरुवार , 

4 जनवरी , 2018 ( ई० ) 


उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 
22 दिसम्बर, 2017 


संख्या-03 /विविध- 26 -07 / 2016- 2303 -- झारखण्ड सरकार के असाधारण अंक ( गजट ) संख्या 
431 दिनांक 27 जून , 2013 द्वारा प्रकाशित विभागीय अधिसूचना सं०-1222 दिनांक 8 जून , 2013 
झारखण्ड उत्पाद अधीनस्थ सेवा सम्वर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त ) नियमावली, 2013 के अध्याय -5 नियम 
16 में निहित वर्तमान प्रावधान में निम्नांकित संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है: 


झारखण्ड उत्पाद अधीनस्थ सेवा झारखण्ड उत्पाद अधीनस्थ सेवा सम्वर्ग (भर्ती एवं सेवा 
सम्वर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त ) शर्त) नियमावली, 2013 के अध्याय-5 नियम -16 में निर्णित 
नियमावली , 2013 के अध्याय -5 संशोधन । 
नियम -16 में निहित वर्तमान 
प्रावधान 


अवर निरीक्षक उत्पाद के कुल अवर निरीक्षक उत्पाद के कुल स्वीकृत पदों के 20 प्रतिशत 
स्वीकृत पदों के 10 प्रतिशत पदों पदों पर योग्य उत्पाद लिपिकों से विभागीय प्रोन्नति समिति 


___ झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 4 जनवरी , 2018 


पर योग्य उत्पाद लिपिकों से की अनुशंसा के आधार पर एकल संव्यवहार (One time 
| विभागीय प्रोन्नति समिति की transaction) के रूप में प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की 
अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति के जाएगी । 
माध्यम से नियुक्ति की जाएगी । 

यह संशोधन मात्र एक बार के लिए ही होगा एवं इसके 
शेष प्रावधान यथावत रहेंगे । उपरान्तझारखण्ड उत्पाद अधीनस्थ सेवा सम्वर्ग (भर्ती एवं 

सेवा शर्त) नियमावली, 2013 के अध्याय-5 नियम-16में 
निहित प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे | 


इस संशोधन के फलस्वरूप अवर निरीक्षक उत्पाद के 
कुल स्वीकृत पदों के 20 प्रतिशत पदों पर योग्य उत्पाद 
लिपिकों से विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के 
आधार पर एकल संव्यवहार के रूप में (मात्र एक बार ही ) 
प्रोन्नति प्रदान की जाएगी । प्रोन्नति हेतु निर्धारित रिक्त 
पदों के अनुरूप योग्य उत्पाद लिपिकों की अनुपलब्धता की 
स्थिति में शेष रिक्त रह गये पदों पर भविष्य में किसी 
प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा | 


शेष प्रावधान यथावत रहेंगे | 


2- उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 12 दिसम्बर , 2017 को आहत बैठक ( मद सं०-9) में 
स्वीकृति प्रदान की गयी है । 
3 - प्रारूप पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है | 
4 - यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ह०/-( अस्पष्ट), 
सरकार के अवर सचिव , 
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , 

झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 13 -- 200 


